thi. MAL 


. 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


28 फाल्गुन , 1939 ( श० ) 
19 मार्च, 2018 (ई० ) 


संख्या - 281 राँची, सोमवार, 


राज्य निर्वाचन आयोग, झारखण्ड 


. 


. 
. 


. 
. 


. 
. 


.. 


. 
. 


. 
. 


. 


. 


. 


. 


आदेश 
10 मार्च 2018 


संख्या- 03नि0न0 / व्यय वि0 - 23 / 2014 रा0नि0आ0 342 .. यतः राज्य निर्वाचन आयोग को समाधान हो 
गया है कि अंकित सारणी के स्तम्भ (2) में यथा विनिर्दिष्ट जिला से नगरपालिका निर्वाचन, 2013 के लिए जो स्तम्भ 
( 3) में विनिर्दिष्ट निर्वाचन क्षेत्र से हुआ है, स्तम्भ (4) में उसके सामने विनिर्दिष्ट निर्वाचन लड़ने वाला अभ्यर्थी 
झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम , 2011 की धारा 577, 578 एवं 590 सहपठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 
तथा तद्यधीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित उक्त सारणी के स्तम्भ (5) में यथा दर्शित अपने निर्वाचन व्ययों का 
कोई भी लेखा दाखिल करने / विधि द्वारा अपेक्षित रीति से लेखा दाखिल करने में असफल रहा है ; 

और यतः उक्त अभ्यर्थियों ने सम्यक सूचना दिए जाने पर भी उक्त असफलता के लिए कोई कारण अथवा 
स्पष्टीकरण नहीं दिया है या उनके द्वारा दिए गए अभ्यावेदनों पर, यदि कोई हो , विचार करने के पश्चात् राज्य 
निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास उक्त असफलता के लिए कोई पर्याप्त या न्यायोचित 
कारण नहीं है ; 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) सोमवार , 19 मार्च, 2018 
अतः अब राज्य निर्वाचन आयोग , लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 की धारा 10क, 77 एवं 78 सहपठित 
झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम, 2011 की धारा 577, 578 एवं 590 के अनुसरण में नीचे की सारणी के स्तम्भ (4 ) 
में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों को स्थानीय नगर निकाय / पंचायत निकायों के किसी भी पद या स्थान के लिए चुने जाने 

और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरहित घोषित करता है । 
| क्रमांक जिला निर्वाचन क्षेत्र 

नाम एवं पता 


कारण 


1 


1 


रहे । 


2 | 

3 
लोहरदगा | XVII लोहरदगा / 11 जाहिद अंसारी , |निर्वाचन व्ययों का लेखा 

दाखिल करने में असफल 
लोहरदगा नगर परिषद ( वर्ग - ख)- 02 न्यु आजाद बस्ती, लोहरदगा, 

वार्ड नं0 -02 
XVII लोहरदगा / 11 |दिलीप उराँव , 

|निर्वाचन व्ययों का लेखा 

| दाखिल करने में असफल 
लोहरदगा नगर परिषद (वर्ग - ख) - 04 | पी0डबल्युण्डी0पथ ब्लॉक 

| रहे । 
कॉलोनी , लोहरदगा, वार्ड 
नं0 - 04 


XVII लोहरदगा / 11 मो0 शकील खाँ , 

निर्वाचन व्ययों का लेखा 

दाखिल करने में असफल 
लोहरदगा नगर परिषद ( वर्ग - ख)- 04 | पावरगंज, लोहरदगा , 

रहे । 
वार्ड नं0 - 04 
XVII लोहरदगा / 11 | अनिता एक्का, 

|निर्वाचन व्ययों का लेखा 

| दाखिल करने में असफल 
लोहरदगा नगर परिषद ( वर्ग - ख)- 05 कैमो पतरा टोली, लोहरदगा , 

रहे । 
वार्ड नं0 - 05 
XVII लोहरदगा / 11 कैलाशपति उराईन , | निर्वाचन व्ययों का लेखा | 

दाखिल करने में असफल 
लोहरदगा नगर परिषद ( वर्ग - ख) - 05 | कैमो पतरा टोली, लोहरदगा , 

रहे । 
वार्ड नं0 - 05 
XVII लोहरदगा / 11 मो0 इब्राहिम , 

निर्वाचन व्ययों का लेखा 

दाखिल करने में असफल 
लोहरदगा नगर परिषद (वर्ग - ख)- 07 रहमत नगर, लोहरदगा , 

रहे । 
वार्ड नं0- 07 
XVII लोहरदगा / 11 | अनिता देवी , 

निर्वाचन व्ययों का लेखा 

दाखिल करने में असफल 
लोहरदगा नगर परिषद (वर्ग - ख)- 08 | कोर्ट रोड , लोहरदगा , 

रहे । 
वार्ड नं0 - 08 


झारखण्ड गजट ( असाधारण) सोमवार , 19 मार्च, 2018 


XVII लोहरदगा / 11 | जीनत प्रवीण , 
लोहरदगा नगर परिषद (वर्ग- ख)- 10 | अमला टोली बगड़ रोड, 

लोहरदगा, वार्ड नं0 - 10 


निर्वाचन व्ययों का लेखा 
| दाखिल करने में असफल 
रहे । 


निर्वाचन व्ययों का लेखा 
दाखिल करने में असफल 


XVII लोहरदगा / 11 | महि तलत, 
लोहरदगा नगर परिषद ( वर्ग - ख)- 12 थाना टोली, लोहरदगा , 

वार्ड नं0 - 12 


रहे । 


XVII लोहरदगा / 11 रेशमा खातुन, 
लोहरदगा नगर परिषद ( वर्ग - ख)- 12 थाना टोली, लोहरदगा , 

वार्ड नं0 -12 


निर्वाचन व्ययों का लेखा 
| दाखिल करने में असफल 
| रहे । 


XVII लोहरदगा / 11 साजीद आलम , 
लोहरदगा नगर परिषद (वर्ग - ख)- 13 | बुचन गली अमला टोली , 

लोहरदगा, वार्ड नं0 - 13 


निर्वाचन व्ययों का लेखा 
दाखिल करने में असफल 
| रहे । 


|निर्वाचन व्ययों का लेखा 
| दाखिल करने में असफल 
रहे । 


XVII लोहरदगा / 11 | मेहरून निशा, 
लोहरदगा नगर परिषद (वर्ग- ख)- 14 मिल्लत कॉलोनी न्यु रोड, 

लोहरदगा, वार्ड नं0 - 14 
XVII लोहरदगा / 11 रीना देवी, 
लोहरदगा नगर परिषद ( वर्ग - ख) - 16 | अम्बेडकर नगर , लोहरदगा, 


| निर्वाचन व्ययों का लेखा 
दाखिल करने में असफल 
रहे । 


वार्ड नं0 - 16 


XVII लोहरदगा / 11 | शम्भु कुमार अग्रवाल , 
लोहरदगा नगर परिषद ( वर्ग - ख)- 16 | बरवा टोली , लोहरदगा, 

वार्ड नं0 - 16 


| निर्वाचन व्ययों का लेखा 
दाखिल करने में असफल 
रहे । 


राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेश से , 


ह० / -( अस्पष्ट ), 

सचिव , 
राज्य निर्वाचन आयोग, 

झारखण्ड, राँची । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 281 -- 50 


